रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004 /99 


REGD . NO . D. L.-33004/99 



MON 


" 


. 


Art 


.. 


. 


सामव जगत 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


? 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II – खण्ड 3 — उप - खण्ड (i ) 
PART II — Section 3 — Sub -section (i) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं. 382 ] 
No. 382 ] 


नई दिल्ली , बुधवार , जून 10 , 2015 / ज्येष्ठ 20 , 1937 
NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 10 , 2015/ JYAISTHA 20 , 1937 


वित्त मंत्रालय 
( राजस्व विभाग) 

अधिसूचना 
नई दिल्ली, 10 जून , 2015 

सं . 29/ 2015- सीमा शुल्क ( एडीडी ) 
सा . का .नि . 473( अ). जबकि नामित प्राधिकारी ने दिनांक 24 मार्च, 2014 के भारत के राजपत्र , असाधारण , 
भाग-I, खंड - 1 में प्रकाशित दिनांक 24 मार्च, 2014 की अपनी अधिसूचना सं .15/31/ 2013-डीजीएडी , के अंतर्गत चीन 
जनवादी गणराज्य (यहां जिसे विषयगत देश के रूप में संदर्भित किया गया है) से मूलत : उत्पादित या वहां से निर्यात किए गए 
"विटामिन ई ” ( यहां जिन्हें विषयगत वस्तु के रूप में संदर्भित किया गया है) जो सीमा शुल्क अधिनियम , 1975 ( 1975 का 
51 ) (जिसे यहां उपर्युक्त अधिनियम के रूप में संदर्भित किया गया है) की प्रथम अनुसूची के टैरिफ मद 2936 28 00 या 
2309 90 10 के अंतर्गत आते हैं , के आयात पर लगने वाले प्रतिपाटन शुल्क जिसे भारत के राजपत्र , असाधारण , भाग -II , 
खंड-3, उपखंड (i) में दिनांक 27 मार्च, 2009 को सा. का .नि . सं. 217 ( अ) के अंतर्गत प्रकाशित भारत सरकार , वित्त 
मंत्रालय , ( राजस्व विभाग) की दिनांक 27 मार्च, 2009 की अधिसूचना सं. 33 /2009-सीमा शुल्क के अंतर्गत लागू किया गया 
था , को बनाए रखने के मामले की समीक्षा शुरू की थी । 

और जबकि केन्द्र सरकार ने भारत के राजपत्र के असाधारण , भाग-II , खंड -3, उपखंड (i) में दिनांक 9 मई, 2014 
को सा . का . नि . सं. 329 (अ ) के अंतर्गत प्रकाशित भारत सरकार , वित्त मंत्रालय ( राजस्व विभाग ) की दिनांक 9 मई , 2014 
की अधिसूचना सं . 16/ 2014- सीमा शुल्क ( एडीडी) के द्वारा, 26 मार्च, 2015 तक विषयगत देश में मूल रूप से उत्पादित 
अथवा निर्यात की गई विषयगत वस्तु पर लगने वाले प्रतिपाटन शुल्क को बनाए रखा था । 

और जबकि विषयगत देश में मूल रूप से उत्पादित अथवा निर्यात की जाने वाली विषयगत वस्तु के आयात पर लगने 
वाले प्रतिपाटन शुल्क की समीक्षा के मामले में पद नामित पदाधिकारी , भारत के राजपत्र , असाधारण , भाग -I , खंड-1 में 
दिनांक 23 मार्च, 2015 को प्रकाशित अपने अंतिम निष्कर्ष सं . 15/ 31/ 2013-डीजीएडी के अंतर्गत निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि 


2562 GI/2015 


( 1 ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


_ [ PART II _ SEC . 3(i) ] 


(i) विषयगत देश से विषयगत वस्तु का भारत को निर्यात संबद्ध सामान्य मूल्य से कम कीमत पर किया गया है; 
(ii) विषयगत देश से विषयगत वस्तु के आयात के कारण घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है; 
(iii ) वास्तविक क्षति विषयगत देश से विषयगत वस्त के पाटित आयातों के कारण हई है । 


और यह सिफारिश की है कि विषयगत देश में मूल रूप से उत्पादित अथवा निर्यात की जाने वाली विषयगत वस्तु के लिए 
प्रतिपाटन शुल्क का लगाया जाना जारी रखा जाए ; 

अत : अब, केन्द्रीय सरकार, सीमा शुल्क टैरिफ ( पाटित वस्तुओं की पहचान, उस पर प्रतिपाटित शुल्क का निर्धारण 
मूल्यांकन और संग्रहण तथा क्षति का अवधारण ) नियम , 1995 के नियम 18 और 23 के साथ पठित सीमा शुल्क टैरिफ 
अधिनियम की धारा 9 क की उप -धारा ( 1) और (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार , अभिहित 
प्राधिकारी के पूर्वाक्त निष्कर्षों के आधार पर अधोलिखित सारणी के स्तंभ ( 5) में वर्णित देश में उद्गमित , उक्त सारणी के 
स्तंभ ( 7) की तत्स्थानी प्रविष्टि में वर्णित उत्पादकों द्वारा उत्पादित , भारत में आयात किए गए ऐसे मामलों पर , जो कि उक्त 
सारणी के स्तंभ ( 2 ) की तत्स्थानी प्रविष्टि में वर्णित , उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की पहली अनुसूची के टैरिफ मद के 
अंतर्गत आते हैं , जिनका विवरण उक्त सारणी के स्तंभ ( 3 ) की तत्स्थानी प्रविष्टि में दिया गया है, और जिनकी विशिष्टता उक्त 
सारणी के स्तंभ ( 4) की तत्स्थानी प्रविष्टि में दी गई है , जब उनका निर्यात उक्त सारणी के स्तंभ ( 6) की तत्स्थानी प्रविष्टि में 
वर्णित देशों से , उक्त सारणी के स्तंभ ( 8 ) की तत्स्थानी प्रविष्टि में वर्णित निर्यातकों द्वारा किया जाए , उक्त सारणी के स्तंभ 
( 11) की तत्स्थानी प्रविष्टि में वर्णित मुद्रा और उक्त सारणी के स्तंभ ( 10 ) की तत्स्थानी प्रविष्टि में वर्णित प्रतिमापन इकाई 
में व्यक्त उक्त सारणी के स्तंभ ( 9 ) की तत्स्थानी प्रविष्टि में इंगित संदर्भ राशि के समतुल्य दर पर प्रतिपाटन शुल्क अधिरोपित 
करती है । 

सारणी 
क्रम | टैरिफ मद वस्तु विवरण | विनिर्देशन | उद्गम का | निर्यात को उत्पादक । निर्यातक 

इकाई | मुद्रा 
देश 

की 

राशि 
( 1 ) | ( 2 ) 

( 3) 

( 4 ) ( 5 ) | ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) (10 ) । ( 11 ) 
29362800, विटामिन ई | 100 शत | चीन चीन कोई कोई 1.77 कि . ग्रा . | अमरी 
23099010 प्राकृतिक रूप प्रतिग्रत जनवादी जनवादी 

की 
को छोड़कर गणराज्य गणराज्य 

डालर 
सभी रूपों में 
29362800 , विटामिन ई 100 शत चीन चीन कोई कोई 1.77 कि . ग्रा । अमरी 
23099010 प्राकृतिक रूप प्रतिग्रत जनवादी जनवादी 

की 
को छोड़कर गणराज्य गणराज्य के 

डालर 
सभी रूपों में 

अलावा 
अन्य कोई 

देश 
29362800 . विटामिन ई 100 शत | चीन 

चीन कोई कोई 1. 77 

77 कि . ग्रा | अमरी 
23099010 प्राकृतिक रूप प्रतिग्रत जनवादी । जनवादी 
को छोड़कर गणराज्य के गणराज्य 

डालर 
सभी रूपों में 

अलावा 
अन्य कोई 
देश 


शुल्क 


देश 


3 


नोट : ऊपर स्तंभी 9 के प्रयोजनों के लिए, ऊपर स्तंभ 4 में निर्दिष्ट से भिन्न सांद्रता के लिए राशि का गणन आनुपातिक आधार 
पर किया जायेगा । 
2. लगाया गया प्रतिपाटन शुल्क इस अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक ( जब 
तक कि इसके पहले इसको वापस नहीं ले लिया जाता है, इसमें संशोधन नहीं कर दिया जाता है और इसका अधिक्रमण नहीं 
किया जाता है) उद्गृहीत किया जाएगा और इसका भुगतान भारतीय मुद्रा में किया जाना होगा। 
स्पष्टीकरण:- इस अधिसूचना के आशय से , ऐसे प्रतिपाटन शुल्क की गणना के प्रयोजन में लागू " विनिमय दर " वही होगी जो 
सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52 ) की धारा 14 की उप-धारा (3) के खण्ड ( क) के उप -खण्ड (i) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार , वित्त मंत्रालय, ( राजस्व विभाग ) द्वारा समय -समय पर जारी 


[ 461 II - QU5 3(1) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


अधिसूचना में विनिर्दिष्ट है तथा विनिमय की दर के निर्धारण की तारीख वह होगी जो उपर्युक्त सीमा शुल्क अधिनियम की 
धारा 46 के अंतर्गत आगम पत्र के प्रस्तुत करने की तारीख होगी । 

[91. H. 354 /223/ 2002- QIRA (HNT-1)] 

अक्षय जोशी, अवर सचिव 


MINISTRY OF FINANCE 


(Department of Revenue) 


NOTIFICATION 


New Delhi, the 10th June , 2015 

No . 29 /2015 - Customs (ADD ) 
G .S . R . 473 ( E ). — Whereas , the designated authority vide notification No. 15 /31/ 2013 
DGAD , dated the 24th March , 2014 , published in the Gazette of India , Extraordinary , Part I, Section 
1, had initiated a review in the matter of continuation of anti- dumping duty on imports of Vitamin E 
(hereinafter referred to as the subject goods ) falling under tariff items 2936 28 00 or 2309 90 10 of 
the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975 ) (hereinafter referred to as the 
Customs Tariff Act), originating in or exported from the People s Republic of China (hereinafter 
referred to as the subject country ), imposed vide notification of the Government of India , in the 
Ministry of Finance (Department of Revenue ) No. 33 / 2009-Customs, dated the 27th March , 2009 , 
published in the Gazette of India , Extraordinary, Part II , Section 3 , Sub - section (i) vide number 
G . S .R . 217 (E ), dated the 27th March , 2009 ; 


And whereas, the Central Government had extended the anti- dumping duty on the subject 
goods, originating in or exported from the subject country upto and inclusive of the 26th March , 
2015 vide notification of the Government of India , in the Ministry of Finance (Department of 
Revenue) No . 16 /2014 -Customs (ADD ), dated the 9th May , 2014 , published in Part II, Section 3 , 
Sub -section (i) of the Gazette of India , Extraordinary vide number G .S . R 329 (E ), dated the 9th May , 
2014 ; 

And whereas, in the matter of review of anti- dumping duty on import of the subject goods, 
originating in or exported from the subject country , the designated authority in its final findings, 
published vide notification No. 15 /31/ 2013 - DGAD , dated the 23rd March , 2015 , in Gazette of India , 
Extraordinary , Part I, Section 1, has come to the conclusion that 


(i) the subject goods have been exported to India from the subject country below its 

associated normal value, thus, resulting in dumping; 
(ii ) the domestic industry has suffered material injury in respect of the subject goods ; 


(iii ) the material injury has been caused by the dumped imports from the subject country , 

and has recommended imposition of the anti -dumping duty on the subject goods, 

originating in or exported from the subject country . 

Now , therefore in exercise of the powers conferred by sub -sections ( 1 ) and (5 ) of section 9A 
of the Customs Tariff Act, read with rules 18 and 23 of the Customs Tariff (Identification , 
Assessment and Collection of Anti- dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of 
Injury ) Rules, 1995 , the Central Government, after considering the aforesaid final findings of the 
designated authority, hereby imposes on the subject goods, the description of which is specified in 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 (i)] 


column ( 3 ) of the Table below , specification of which is specified in column ( 4 ), falling under tariff 
items of the First Schedule to the Customs Tariff Act as specified in the corresponding entry in 
column (2 ), originating in the countries as specified in the corresponding entry in column (5 ), 
exported from the countries as specified in the corresponding entry in column (6 ), produced by the 
producers as specified in the corresponding entry in column (7 ) , exported by the exporters as 
specified in the corresponding entry in column (8 ), imported into India , an anti-dumping duty at the 
rate equal to the amount as specified in the corresponding entry in column (9 ) in the 
currency as specified in the corresponding entry in column ( 11 ) and as per unit of measurement as 
specified in the corresponding entry in column ( 10 ) of the said Table, namely: 

TABLE 


Sl.No 


Specification 


Exporter Amount 


Unit | Currency 


Tariff 
items 


| Description of 

goods 


| Country of 
| 

origin 


Country of | Producer 

export 


(2 ) 


(3 ) 


( 4 ) 


(5 ) 


(6) 


(11) 


(7) 
Any 


(8) 
Any 


(9) 
1.77 


( 10 ) 
Kg 


2936 28 


| 100 % grade 


US Dollar 


US Dollar 


00 


Vitamin E in 
all forms 
excluding 
natural form 


People s People s 
Republic of | Republic 
China 

of China 


2309 90 
10 


2936 28 
00 


| 100 % grade 


Any 


Any 


1.77 


US Dollar 


Vitamin E in 
all forms 
excluding 
natural form 


People s 
Republic of 
China 


2309 90 


Any 
country 
other than 
People s 
Republic 
of China 


10 


2936 28 
00 


100 % grade 


Any 


Any 


1.77 


Kg 


US Dollar 


Vitamin E in 
all forms 
excluding 
natural form 


Any country 
other than 
People s 
Republic of 
China 


People s 
Republic 
of China 


2309 90 
10 


Note: The amount for the purposes of column (9 ) above , for concentrations other than those 
specified in column ( 4 ) above shall be calculated on pro rata basis. 


2 . The anti -dumping duty imposed under this notification shall be effective for a period of five 
years (unless revoked, superseded or amended earlier) from the date of publication of this 
notification in the Official Gazette and shall be paid in Indian currency . 


Explanation .- For the purposes of this notification , rate of exchange applicable for the purposes of 
calculation of such anti- dumping duty shall be the rate which is specified in the notification of the 
Government of India , in the Ministry of Finance (Department of Revenue), issued from time to time, 
in exercise of the powers conferred by section 14 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), and 
the relevant date for the determination of the rate of exchange shall be the date of presentation of the 
bill of entry under section 46 of the said Customs Act. 


[F . No. 354 /223/2002 - TRU (Pt.-I) ] 


AKSHAY JOSHI, Under Secy. 


[ भाग II - खण्ड 3(i) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


अधिसूचना 
नई दिल्ली, 10 जून , 2015 

सं . 37/ 2015-सीमा - शुल्क 
सा . का. नि. 474(अ). केन्द्रीय सरकार , सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52 ) की धारा 25 की 
उपधारा ( 1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान होने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, नीचे 
दी गई सारणी के स्तंभ (1) में वर्णित उक्त सारणी के स्तंभ ( 2) में विनिर्दिष्ट विवरण वाले माल को , जब उसका भारत में 
आयात किया जाता है, उस पर उदगृहणीय संपूर्ण सीमा शुल्क से, जो सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 ( 1975 का 51 ) की 
पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट है और उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 3 के अधीन उस पर उद्हणीय अतिरिक्त 
सीमा शुल्क से इस शर्त के अधीन रहते हुए कि आयातकर्ता उक्त माल की निकासी से पूर्व अधिकारिता रखने वाले सहायक 
आयुक्त, सीमा शुल्क या उपायुक्त , सीमा शुल्क के समक्ष , भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप 
सचिव के रैंक से अन्यून अधिकारी से इस आशय का एक प्रमाणपत्र प्रस्तुत करता है कि उक्त माल एड्स , क्षयरोग और 
मलेरिया की रोकथाम करने के लिए वैश्विक निधि (ए. क्ष.म. वै. नि .) द्वारा वित्त पोषित राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के लिए 
अपेक्षित है, छूट प्रदान करती है : 

सारणी 


( 1 ) 


( 2 ) 


माल 


विवरण 


रेटरोवायरल - रोधी औषधियां (रे . वा . रो . 
औषधियां ) 


वयस्क प्रथम पंक्ति – जिडोवूडाइन 300 मि . ग्रा . + लेमिवुडाइन 150 मि . ग्रा . + नेवीरापाइन 200 मि . 
ग्रा ., जिडोवुडाइन 300 मि . ग्रा . + लेमीवुडाइन 150 मि . ग्रा . , टेनोफाइविर 300 मि . ग्रा . + 
लेमीवुडाइन 150 मि . ग्रा . , टेनोफाइविर 300 मि . ग्रा . + लेमीवुडाइन 300 मि . ग्रा . , नेवीराइपाइन 
200 मि . ग्रा ., इफावाइरेंज 600 मि . ग्रा . , स्टावुडाइन 30 मि . ग्रा . + लेमीवुडाइन 150 मि . ग्रा . + 
नेवीरापाइन 200 मि . ग्रा ., स्टावुडाइन 30 मि . ग्रा . + लेमीवुडाइन 150 मि . ग्रा ., अबाकैबीर 600 मि . 
ग्रा . + लेमीवुडाइन 300 मि . ग्रा ., टेनोफाइविर 300 मि . ग्रा . + लेमीवुडाइन 300 मि . ग्रा . + 
ईफावाइरेंज 600 मि . ग्रा . 


वयस्क दूसरी पंक्ति - अताजानावीर 300 मि . ग्रा . कैप्सूल , रिटोनावीर 100 मि . ग्रा . टैबलेट, लोपिनावीर 
200 मि . ग्रा . + रिटोनावीर 50 मि . ग्रा . टेबलेट 


बाल औषधियां - जिडोवुडाइन 60 मि . ग्रा . + लेमिवुडाइन 30 मि . ग्रा . + नेवीरापाइन 50 मि . ग्रा . 
टेबलेट, स्टावुडाइन 6 मि . ग्रा . + लेमीवुडाइन 30 मि . ग्रा . + नेवीरापाइन 50 मि . ग्रा . टेबलेट, अबाकैबीर 
60 मि . ग्रा . + लेमीवुडाइन 30 मि . ग्रा . , जिडोवुडाइन 60 मि . ग्रा . + लेमिवुडाइन 30 मि . ग्रा . टेबलेट, 
स्टावुडाइन 6 मि . ग्रा . + लेमीवुडाइन 30 मि . ग्रा . टेबलेट , नेवीरापाइन 50 मि . ग्रा., इफावाइरेंज 200 
मि . ग्रा . टेबलेट , लोपिनावीर 100 मि . ग्रा . + रिटोनावीर 25 मि . ग्रा . टेबलेट , 


नैदानिक और उपस्कर 


विभेदक ( सीडी ) 4 किटों का कलस्टर| अभिकर्मक / पूर्वतर शिशु नैदानिक डीएनए परीक्षण के लिए 
एचआईवी - डीएनए- पीसीआर किटें , वायरल लोड किटें , सीडी 4 मशीनें , वायरल लोड मशीनें 


2. 


इस अधिसूचना में अंतर्विष्ट कोई बात 1 अप्रैल , 2016 को या उसके पश्चात प्रभावी नहीं होगी । 


[ फा . सं. 354/ 194/ 2014-टीआरयू ] 

अक्षय जोशी , अवर सचिव 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 (1) ] 


NOTIFICATION 
New Delhi, the 10th June , 2015 

No. 37 / 2015 - Customs 
G .S . R . 474 ( E ). — In exercise of the powers conferred by sub -section ( 1) of Section 25 of the Customs 
Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to 
do , hereby exempts the goods mentioned in column ( 1) of the Table below of the description specified in 
column (2 ) of the said Table, when imported into India, from the whole of the duty of customs leviable 
thereon which is specified in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975 ) and from the 
whole of the additional duty leviable thereon under section 3 of the said Customs Tariff Act, subject to the 
condition that the importer produces, prior to clearance of the said goods, before the Assistant Commissioner 
of Customs or Deputy Commissioner of Customs having jurisdiction , a certificate from an officer not below 
the rank of Deputy Secretary to the Government of India in the Ministry of Health and Family Welfare to the 
effect that the said goods are required for the National AIDS Control Programme funded by Global Fund to 
fight AIDS, TB and Malaria (GFATM ): 

TABLE 


(1) 


(2 ) 


Goods 


Anti-Retroviral Drugs (ARV Drugs) 


Description 
Adult First Line - Zidovudine 300 mg + Lamivudine 150 mg + 
Nevirapine 200 mg, Zidovudine 300 mg + Lamivudine 150 mg, 
Tenofivir 300 mg + Lamivudine 150 mg, Tenofivir 300 mg + 
Lamivudine 300 mg, Nevirapine 200 mg, Efavirenz 600 mg, Stavudine 
30 mg + Lamivudine 150 mg + Nevirapine 200 mg, Stavudine 30 mg + 
Lamivudine 150 mg, Abacavir 600 mg + Lamivudine 300 mg and 
Tenofivir 300 mg + Lamivudine 300 mg + Efavirenz 600 mg 
Adult Second Line - Atazanavir 300 mg Capsules, Ritonavir 100 
mg tablets , Lopinavir 200 mg + Ritonavir 50 mg tablets 

Paediatric Drugs - Zidovudine 60 mg + Lamivudine 30 mg + 
Nevirapine 50 mg tablets , Stavudine 6 mg + Lamivudine 30 mg + 
Nevirapine 50 mg tablets, Abacavir 60 mg + Lamivudine 30 mg, 
Zidovudine 60 mg + Lamivudine 30 mg tablets, Stavudine 6 mg + 
Lamivudine 30 mg tablets, Nevirapine 50 mg tablets , Efavirenz 

200 mg tablets , Lopinavir 100 mg + Ritonavir 25 mg tablets 
Cluster of Differentiation (CD ) 4 Kits / Reagents, HIV -DNA - PCR Kits 
for DNA Testing of Early Infant Diagnostics, Viral Load Kits , CD4 
Machines , Viral Load Machines 


Diagnostics and Equipments 


Nothing contained in this notification shall have effect on or after the first day of April , 2016 . 


[F .No.354/194 / 2014 - TRU ] 
AKSHAY JOSHI, Under Secy 


अधिसूचना 

farefit, 10 ta , 2015 

H . 33/2015-qarsitet 3C476 siera 
H . T. A . 475 (87). — torsitet He coure , arsitet 364TE [ reti fafar47 , 1944 ( 1944 FT 1) ETT 57, 
उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , यह समाधान होने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है,नीचे 
दी गई सारणी के स्तंभ (1) में वर्णित उक्त सारणी के स्तंभ ( 2) में विनिर्दिष्ट विवरण वाले माल को , उस पर उदगृहणीय ऐसे 
संपूर्ण शुल्क से , जो केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम 1985 (1985 का 5 ) की अनुसूची में विनिर्दिष्ट है इस शर्त के 


[ भाग II - खण्ड 3(i) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


अधीन रहते हुए कि विनिर्माता उक्त माल की निकासी के समय अधिकारिता रखने वाले सहायक आयुक्त , केन्द्रीय उत्पाद 
शुल्क या उपायुक्त , केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के समक्ष , भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप सचिव के 
रैंक से अन्यून अधिकारी से इस आशाय का एक प्रमाणपत्र प्रस्तुत करता है कि उक्त माल एड्स , क्षयरोग और मलेरिया की 
रोकथाम करने के लिए वैश्विक निधि ( ए. क्ष. म. वै.नि .) द्वारा वित्त पोषित राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के लिए अपेक्षित है , 
छूट प्रदान करती है : 


सारणी 


( 1 ) 

माल 
रेटरोवायरल- रोधी औषधियां (रे. वा . रो . 
औषधियां ) 


( 2 ) 

विवरण 
वयस्क प्रथम पंक्ति – जिडोवूडाइन 300 मि . ग्रा . + लेमिवुडाइन 150 मि . ग्रा . + नेवीरापाइन 200 
मि . ग्रा ., जिडोवुडाइन 300 मि . ग्रा . + लेमीवुडाइन 150 मि . ग्रा . , टेनोफाइविर 300 मि . ग्रा . + 
लेमीवुडाइन 150 मि . ग्रा . , टेनोफाइविर 300 मि . ग्रा . + लेमीवुडाइन 300 मि . ग्रा . , नेवीराइपाइन 
200 मि . ग्रा., इफावाइरेंज 600 मि . ग्रा . , स्टावुडाइन 30 मि . ग्रा . + लेमीवुडाइन 150 मि . ग्रा . + 
नेवीरापाइन 200 मि . ग्रा ., स्टावुडाइन 30 मि . ग्रा . + लेमीवुडाइन 150 मि . ग्रा ., अबाकैबीर 600 
मि . ग्रा . + लेमीवुडाइन 300 मि . ग्रा ., टेनोफाइविर 300 मि . ग्रा . + लेमीवुडाइन 300 मि . ग्रा . + 
ईफावाइरेंज 600 मि . ग्रा . 
वयस्क दूसरी पंक्ति - अताजानावीर 300 मि . ग्रा . कैप्सूल , रिटोनावीर 100 मि . ग्रा . टैबलेट , 
लोपिनावीर 200 मि . ग्रा . + रिटोनावीर 50 मि . ग्रा . टेबलेट 
बाल औषधियां - जिडोवुडाइन 60 मि . ग्रा . + लेमिवुडाइन 30 मि . ग्रा . + नेवीरापाइन 50 मि . ग्रा . 
टेबलेट, स्टावुडाइन 6 मि . ग्रा . + लेमीवुडाइन 30 मि . ग्रा . + नेवीरापाइन 50 मि . ग्रा . टेबलेट, 
अबाकैबीर 60 मि . ग्रा . + लेमीवुडाइन 30 मि . ग्रा . , जिडोवुडाइन 60 मि . ग्रा . + लेमिवुडाइन 30 
मि . ग्रा . टेबलेट, स्टावुडाइन 6 मि . ग्रा . + लेमीवुडाइन 30 मि . ग्रा . टेबलेट, नेवीरापाइन 50 मि . ग्रा ., 
इफावाइज 200 मि . ग्रा . टेबलेट, लोपिनावीर 100 मि . ग्रा . + रिटोनावीर 25 मि . ग्रा . टेबलेट 
विभेदक ( सीडी ) 4 किटों का कलस्टर / अभिकर्मक / पूर्वतर शिशु नैदानिक डीएनए परीक्षण के लिए 
एचआईवी - डीएनए- पीसीआर किटें , वायरल लोड किटें , सीडी 4 मशीनें , वायरल लोड मशीनें 


नैदानिक और उपस्कर 


2. 


इस अधिसूचना में अंतर्विष्ट कोई बात 1 अप्रैल , 2016 को या उसके पश्चात प्रभावी नहीं होगी । 


[ फा .सं . 354/194 / 2014-टीआरयू] 

अक्षय जोशी, अवर सचिव 


NOTIFICATION 


New Delhi, the 10th June , 2015 

No . 33 /2015 -Central Excise 
G .S.R . 475 (E ). — In exercise of the powers conferred by sub -section ( 1) of section 5A of the 
Central Excise Act, 1944 ( 1 of 1944) , the Central Government, being satisfied that it is necessary in 
the public interest so to do , hereby exempts the goods mentioned in column ( 1) of the Table below 
of the description specified in column ( 2 ) of the said Table from the whole of the duty of excise 
leviable thereon which is specified in the Schedule to the Central Excise Tariff Act, 1985 (5 of 
1986 ) , subject to the condition that the manufacturer produces at the time of clearance of the said 
goods, before the Assistant Commissioner of Central Excise or Deputy Commissioner of Central 
Excise having jurisdiction , a certificate from an officer not below the rank of Deputy Secretary to 
the Government of India in the Ministry of Health and Family Welfare to the effect that the said 
goods are required for the National AIDS Control Programme funded by Global Fund to fight AIDS, 
TB and Malaria( GFATM): 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 (1) ] 


TABLE 


( 2 ) 


( 1 ) 

Goods 
Anti-Retroviral Drugs (ARV Drugs) 


Description 
Adult First Line - Zidovudine 300 mg + Lamivudine 150 mg + 
Nevirapine 200 mg, Zidovudine 300 mg + Lamivudine 150 mg, 
Tenofivir 300 mg + Lamivudine 150 mg, Tenofivir 300 mg + 
Lamivudine 300 mg, Nevirapine 200 mg, Efavirenz 600 mg, 
Stavudine 30 mg + Lamivudine 150 mg + Nevirapine 200 mg, 
Stavudine 30 mg + Lamivudine 150 mg, Abacavir 600 mg + 
Lamivudine 300 mg and Tenofivir 300 mg + Lamivudine 300 mg + 
Efavirenz 600 mg 
Adult Second Line - Atazanavir 300 mg Capsules, Ritonavir 100 
mg tablets, Lopinavir 200 mg + Ritonavir 50 mg tablets 
Paediatric Drugs - Zidovudine 60 mg + Lamivudine 30 mg + 
Nevirapine 50 mg tablets , Stavudine 6 mg + Lamivudine 30 mg + 
Nevirapine 50 mg tablets, Abacavir 60 mg + Lamivudine 30 mg, 
Zidovudine 60 mg + Lamivudine 30 mg tablets , Stavudine 6 mg + 
Lamivudine 30 mg tablets, Nevirapine 50 mg tablets, Efavirenz 
200 mg tablets, Lopinavir 100 mg + Ritonavir 25 mg tablets 
Cluster of Differentiation (CD ) 4 Kits / Reagents , HIV -DNA - PCR 
Kits for DNA Testing of Early Infant Diagnostics, Viral Load Kits, 
CD4 Machines , Viral Load Machines 


Diagnostics and Equipments 


2 . 


Nothing contained in this notification shall have effect on or after the first day of April, 2016 . 


[F . No . 354 / 194 /2014 - TRU ] 
AKSHAY JOSHI, Under Secy . 


Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 


